रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/ 93 


REGD . NO . D . L. -33004/ 93 


- - -- --- - 


--- 


. 


T 


. 


AMAN 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Fradia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - 3 - पप -बम ( 1 ) 
PART II - Suchan3S - Section ( ) 

परप्रापत 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


8 , 5431 नई बिस्ती , मुधवार, सितम्बर 15, 1993/ भाद 24, 1915 
No . 543] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 1993/BHADRA 24 ," 

m 


i 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 15 मिसम्बर , 1993 


दान -कर 


का . आ . 683 ( अ ) : - -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , दान -कर अधिनियम , 1958 
( 1958 का 18 ) की अनुसूची 2 के नियम 6 के उपनियम ( 5 ) के साथ पठित धारा 46 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दान -कर नियम , 1958 का और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाता है , अर्थात : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दान कर ( संशोधन ) नियम 1993 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2059GI/93 


( 1 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II - - SEC. 3( i)] 

- - - - - - --- - --- - - - - - - - -- -- -- - - - 
2. दान -कर नियम , 1958 में , -- 
नियम 13 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा , अर्थात्:---- 
(i ) " 14. अनुसूची 2 के नियम 6 और 7 के अधीन किसी विनिधान कंपनी के 

कोट न किए गए शेयरों के मूल्यांकन से संबंधित लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्न 

प्ररूप ण में प्रस्तुत किया जाएगा " ; 
( ii ) प्ररूप के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तः स्थापित किया जाएगा:- - 


- 


- 


- 


- 


" प्ररूप ण " 

[ अनुसूची 2 का नियम 6 ( 5 ) देखिए ] 
किसी विनिधान कंपनी के कोट न किए गए साधारण शेयर के मूल्यांकन से संबंधित 
लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्न 
* मैं हम ने ---- - - - 

(निर्धारिती का नाम और पता ) ( स्थायी लेखा सं . ) 
के 31 मार्च, 19 - ----- को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तुलन पन की परीक्षा कर ली 
है जो - - - - - - - मख्यालय और - - --- - --- .. -शाखा पर रखी गई 
लेखा बहियों के अनुरूप है । 

* मैं हम ने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण भी प्राप्त कर लिए हैं जो 

*मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी प्रार विश्वास के अनुसार प्रास्तियों और दायित्वों की 
लेखा परीक्षा और मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए प्रावश्यक थे । 

( क ) तुलन पत्र में दणित प्रास्तियों का मूल्य --- --- 
( ख ) उस प्रास्ति * * से मुसंगत , दान- कर अधिनियम की अनुसूची 2 के नियमों को लागू 

करके आस्तियों का निकाला गया समायोजित मूल्य --- ------- 


( ग ) तुलन पत्र में दर्शित दायित्वों का मूल्य 
( घ ) कुल समादत्त साधारण शेयर पूंजी----- -- 
( 1 ) ख -ग / घ का परिणाम ---- 
( स ) प्रत्येक साधारण शेयर का समादत्त मूल्य - - - - - - 
( छ ) प्रत्येक माधारण शेयर का मूल्य ( अ. च ) - - - 


स्थान - -- - - 
तारीख - -- -- - 


हस्ताक्षरित 
लेखा परीक्ष * * * 


[ भाग 1I - - 


3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : भसाधारण 


- - - 


- 


- - - - - - 


- - 


टिप्पण 


1. * जो लागू न हो उसे काट दें । 
2. * *किसी ऐसी प्रास्ति का मूल्य , जो अनुसूची में मूल्यांकन के नियमों के अन्तर्गत 

न पाती हो , वह कीमत होगी जो उसे मूल्यांकन की तारीख को खुले बाजार 

में बेचे जाने पर प्राप्त हो । 
3. * * * यह रिपोर्ट कंपनी अधिनियम , 1956 की धारा 224 के अधीन नियक्त लेखा 

परीक्षकों द्वारा दी जाएगी । 


[ सं . 9369 / फा . सं . 143/ 1/93-टी . पी . एल ] 

अखिलेश प्रसाद, निदेशक ( टी . पी . एल .-I ) 


पाद टिप्पण - मूल नियम अधिसूचना सं . सा . का . नि . 430 तारीख 27- 5- 1958 द्वारा 

प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् समय-समय पर उनमें संशोधन किए गए 
और अन्त में का , प्रा . सं . 977 ( श्रा ) तारीख 30/ 11/ 1989 द्वारा 
अधिसूचित किए गए हैं । 


MINISTRY OF FINANCE 


( DEPARTMENT OF REVENUE) 


Central Board of Diruct Taxes 

NOTIFICATION 


New Delhi , the 15th September , 1993 

GIFT- TAX 


S. 0 . 683( E); — In exercise of the powers conferred by section 46 , read with sub-rule (5) of 
rule6 in Schedule II of the Gift- Tax Act, 1958 (18 of 1958 ), the Central Board of Direct Taxes 
hereby makes the following rules further to amend the Gift Tax Rules , 1958, ramely : 
1. (1) These rules may be called the Gift- tax (Amendment) Rules , 1993. 

(2 ) They shall como into force on the date of their publication in the official Gazette . 
2. In the Gift Tax Rules , 1958, - after rule 13, the following rule shall bc inserted, namely: 


(1) " 14 . The certificate of auditors relating to valuation of unqoted shares in an investment 

company undor rulo 6 and 7 of schedulo II shall be furnishod in Form 0 " ; 


THE GAZD1E OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II Sec. 3 ( id)) 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


(ii) After Form N the following shallbe inserted : 

" FORM O 

[Sce Rule 6 (5 ) of Schedule II] 
Cortificate of the auditor on valitation of unquoted equity share of an investmentcompany 
* I/We have examined the balance sheet of.. .. . 

(Namo and address of tho 

. . . . . . . . for the period cnding 
assessee ) 

(Pormanent account number) 
31st March , 199 . . . . . .which is in agrcomont with the books of account maintained at the head 
office . 

. . . .and branches at . . . . 


. . . at. . 


. 


* I/We have obtained all the information and expalanations which to the best of * iny /our 

kuowledge and belief were necessary for the purposes of the audit and valuation of 

the assets and liabilities . 
(a ) The value of assets shown in the balance sheet is 

R8.-- - - - - - - 
(b ) Adjusted value ofassots arrived at by applying the rules of Sche 
dule Il to the Gift- Tax Act relevant to the that asset* * 

Rs. - - - -- - - - - 
(c) Tho value of liabilitics shown in the balance sheet 

Rs. - : 
(d ) Total paid -up equity share capital 

Rs. - - - 
( ) The result of b -cd 

Rs. 
(f) Paid -up value of each equity sharo 

Rs.- - - - - - - - -- 
(8 ) Value of each equity share (oxf) 

Rs.- - - 
Place 
Dato - - - 

Signed 
Auditor ($) * * * 


Notes : 

1 . * Delete whicever is not applicable 
2 . * * The value of any asset not covered by the rules of valuation in the Scliedule shall be 

the price which it would fetch if sold in the open market on the valuation date. 
3 . * ** This report has to be given by tho auditors appointed under Section 224 of the Com 
panies Act, 1956 ." , 

[No. 9369/ F .No. 143/ 1/95- TPL ] 
AKHILESH PRASAD , Director (TPL -)) 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Foot Note :- Principal rules were published vide Notification No . GSR 430 dated 27 -5 - 1958 and 
subscquently amended from time to time, were last notificd vide S . O . No. 977 (E ) dated 
30 - 11- 1989 . 


Printed by the Manager, Govt . of India Prens , Ring Road , Maya Puri , New Delhi- 110064 

And Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 , 1993 


